fret Roto 221 


REGISTERED NO. D. 221 


. 


. 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्रसाधारण 
EXTRAORDINARY 

HTTI - MI 
PART Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


# 129 ] 
No . 129) 


af facait, HHATT , ATÉ 27, 1970/ staru 5, 1892 
NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 1970/ SRAVANA 5, 1892 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या वो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed 

as a separate compilation , 


MINISTRY OF FOREIGN TRADE 

PUBLIC NOTICE 


IMPORT TRADE CONTROL 


New Delhi, the 27th July 1970 
SUBJECT . - Upgradation of the officc of the Controller of Imports & Exports , 

Bangalore to that of Dy . Chicf Controller of Imports and Exports . 
No. 110 - ITC (PN ) / 170 . - It has been decided to upgrade the office of the Controller 
of Imports and Exports , Bangalore to that of Deputy Chief Controller of Imports 
and Exports with effect from the 1st August , 1970. 


2 . Apart from the existing jurisdiction of the Controller of Imports and Exports , 
Bangalore , the office of the Dy . Chief Controller of Imports ond Exports , Bangalore 
will deal with the following : - 
( a ) Applications from registered exporters situated in Mysore State , for the 

grant of import replenishment licences under the Import policy for 
Registered Exporters based on the exports made on or after 1st July , 

1970 ; 
(h ) First appeals pertaining to applications dealt with in the office of the 

Deputy Chief Controller of Imports and Exports , Bangalore , 


( 699 ) 


700 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART I _ SEC. 1} 


3 . The postal address of the office of the Deputy Chief Controller op Imports 
and Exports , Bangalore is . Syndicate Bank Bldg., P . B . No, 688 , Gandhi Nagar, 
Bangalore - 9 . 

4 . Para 5 ( 1) (xili ), of Chapter I of the Import Trade Control Hand Book of Rules 
and Procedure , 1970 may be deemed to have been amended accordingly . 

__ R . J . REBELLO , 
Chief Controller of Imports and Exports , 


विवेश व्यापार मंत्रालय 

सार्वजनिक सूचना 
पायात व्यापार नियंत्रण 

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1970 
विषयः नियंत्रक पायात-निर्यात कार्यालय , बंगलौर का 1 अगस्त , 1970 से उप -मुख्य नियंत्रक , 

आयात-निर्यात के रूप में दर्जा बढ़ाया जाना । 
सं० 110 - आई०टी०सी० ( पी एन )/ 10. ---यह निश्चय किया गया है कि 1 अगस्त , 1970 
से नियंत्रक , आयात-निर्यात कार्यालय , बंगलौर का दर्जा उपमुख्य नियंत्रक , आयात-निर्यात के रूप में 
बढ़ाया जाय । 

2. नियंत्रक , पायात निर्यात , बंगलौर के वर्तमान अधिकार क्षेत्र के अतिरिक्त , उपमुख्य 
नियंत्रक , पायात-निर्यात, कार्यालय , बंगलौर निम्नलिखित कार्य करेगा: 
( क ) पायात नीति के अन्तर्गत, पंजीकृत निर्यातकों के लिए निर्यात पर आधारित 1 जलाई , 

1970 को या इसके बाद किए गए पायात प्रापूर्ति लाइसेंस की स्वीकृति के लिए मैसूर 

राज्य के पंजीकृत निर्यातकों से प्राप्त आवेदन-पत्र । 
( ख ) उप -मख्य नियंत्रक , पायात -निर्यात कार्यालय, बंगलौर में , आवेदन -पत्नों से सम्बन्धित 

जिन प्रथम अपीलों पर विचार किया गया था । 
3. उपमुख्य नियंत्रक , पायात -निर्यात कार्यालय , बंगलौर का पत्रालयी पता सिन्डिकेट बैंक 
बिल्डिंग , पी०बी० नम्बर 688, गांधी नगर, बंगलौर - 9 है । 

4. नियम और कार्यावधि , 1970 के आयात व्यापार नियंत्रण हैड बुक के अध्याय - 1 के पैरा 
5 ( 1 ) ( 13 ) को तदनुसार संशोधित किया गया है , समझा जाए । 

पार० जे० रबैलो , 
मुख्य नियंत्रक , पायात -निर्यात । 


PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PNESS , MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970 


